निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 660 ) 


21 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 12 अगस्त 2014 


सं0 वन क्षेत्र पदा० - 34 / 2014 - 2379 / प०व० 

पर्यावरण एवं वन विभाग 


पुनर्गठित 


संकल्प 

11 अगस्त 2014 
विषय : - पटना वन प्रमंडल के अधीन वन क्षेत्रों का पुनर्गठन, कार्य क्षेत्रों में बदलाव एवं नये प्रक्षेत्र पटना विशेष ( उद्यान ) 

के सृजन के संबंध में । 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या 1225, दिनांक 16. 05. 2014 के आलोक में , विभागीय संकल्प संख्या 
1519 दिनांक 01.07. 2009 को संशोधित करते हुए, पटना वन प्रमंडल के अन्तर्गत वन प्रक्षेत्रों का पुनर्गठन निम्न प्रकार 
से किया जाता है: 
क्र० पूर्व से पुनर्गठित | 

पुनर्गठित पुनर्गठित 

अभ्युक्ति 
स्वीकृत वन | वन प्रक्षेत्र वन प्रक्षेत्र वन प्रक्षेत्र वन प्रक्षेत्र 
प्रक्षेत्र 

का का प्रखण्ड 

का 
अनुमण्डल 

मुख्यालय 
2 

6 

___ 7 
पटना पूर्वी पटना पूर्वी वन पटना सिटी फतुहा, 

अगमकुआँ 
वन प्रक्षेत्र, प्रक्षेत्र, पटना अनुमंडल 

बख्तियारपुर, 
पटना 

खुसरूपुर, 
सम्पतचक 

एवं दनियावॉ 
पटना पटना पश्चिमी पटना सदर पटना सदर , संयुक्त वन 

नेहरू 

नगर 
पश्चिमी वन वन प्रक्षेत्र , अनुमंडल फुलवारीशरीफ भवन , नेहरू अवस्थित विभागीय 
प्रक्षेत्र, पटना पटना ( पटना विशेष एवं नौबतपुर नगर, पटना भवनों एवं वन 
( उद्यान ) 

भवन से संबंधित 
प्रक्षेत्र, पटना 

कार्य भी प्रक्षेत्र के 
के कार्य क्षेत्र 

कार्य क्षेत्र में होगा । 


1 


3 


छोड़कर) 


पूर्व से 


अभ्युक्ति 


का 


बाढ़ 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 अगस्त 2014 
क्र० 

पुनर्गठित । पुनर्गठित पुनर्गठित | पुनर्गठित 
स्वीकृत वन वन प्रक्षेत्र वन प्रक्षेत्र वन प्रक्षेत्र वन प्रक्षेत्र 
प्रक्षेत्र 

का प्रखण्ड 
अनुमण्डल 

मुख्यालय 
23 

6 
दानापुर वन दानापुर वन दानापुर 

दानापुर , दानापुर 
प्रक्षेत्र, प्रक्षेत्र, दानापुर अनुमंडल 

बिक्रम, 
दानापुर 

बिहटा, मनेर 

एवं खगौल 
4 . बाढ़ वन बाढ़ वन प्रक्षेत्र, 

बाढ़, मोकामा पडारक 
प्रक्षेत्र, बाढ़ बाढ़ अनुमण्डल पंडारक , 

( बाढ़ ) 
अथमलगोला , 
घोसवरी एवं 

बेलछी 
5. | मसौढ़ी वन मसौढ़ी वन । मसौढ़ी एवं मसौढ़ी मसौढ़ी 
प्रक्षेत्र, मसौढ़ी प्रक्षेत्र, मसौढ़ी पालीगंज पालीगंज , 

दुल्हिन 
बाजार, 
पुनपुन एवं 

धनरूआ 
पटना विशेष 

पटना सदर 

राजधानी 
( उद्यान ) वन 

प्रखण्ड के वाटिका, 
प्रक्षेत्र, पटना 

अधीन 

पटना 
राजधानी 
वाटिका के 

लिए 
अधिसूचित 
क्षेत्र 


राजधानी वाटिका 
प्रबंधन , नूतन 
राजधानी क्षेत्र के 
मुख्य सौन्दर्गीकरण 
कार्य, रख - रखाव 
एवं नये पार्कों के 
निर्माण एवं अन्य 
विकास कार्य इस 
प्रखण्ड के कार्य 
क्षेत्र में होगा । 


आदेश: – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और 
इसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 660-571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


